PREM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 भाद्र, 1938 ( श०) 


संख्या- 655 राँची, शुक्रवार , 


8 सितम्बर , 2017 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


संकल्प 
24 फरवरी , 2016 


विषय : विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु उपरी आयु सीमा को शिथिल करने के संबंध में | 

संख्या: 3/ स्था० डी०-01- 17 / 2015- 173 (3)-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाशा विभाग , 
झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2096 दिनांक 25 अप्रैल, 2011 द्वारा राज्य के सरकारी सेवा में सीधी 
भर्ती हेतु विभिन्न कोटियों के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् निर्धारित हैं : 
क्र० कोटि 

अधिकतम विकलांगो के 


आय 


लिए 


2 
| 1 | अनारक्षित 
| 2 पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 
3 महिला ( अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) | 
| अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ( पुरूश एवं 
महिला ) 


35 वर्ष 
37 वर्ष 
38 वर्ष 
40 वर्ष 


40 वर्ष 
42 वर्ष 
43 वर्ष 
45 वर्ष 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 8 सितम्बर, 2017 


झारखण्ड राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु उपरी आयु सीमा उपर्युक्त परिपत्र के आधार पर 
निर्धारित है । राज्य में सामान्य चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हुए है । राज्य में 
पहली बार विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है । 
इस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने से वैसे विशेषज्ञ चिकित्सक वंचित रह गए है जिनकी आयु कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो गयी है । वस्तुतः 
चिकित्सकों को एम०बी०बी०एस० करने के उपरान्त स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने में छः वर्ष तक लग जाते 
है । स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर चिकित्सक प्रायः अन्य राज्यों में चले जाते है जिसके कारण राज्य की 
जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है । वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते 
हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । 


उपरोक्त पृष्ठभूमि में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 2096 दिनांक 25 अप्रैल , 2011 द्वारा निर्धारित 
अधिकतम आयु सीमा में सभी कोटियों में 5 वर्ष शिथिल करने का निर्णय लिया है । 


मंत्रिपरिषद् की दिनांक 11 फरवरी, 2016 को सम्पन्न बैठक के मद संख्या-22 में इसकी स्वीकृति दी 


गयी है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के० विद्यासागर, 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 655 - - 50 


